HERE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 अग्रहायण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 987 राँची, शुक्रवार , 


29 नवम्बर , 2019 ( ई ० ) 


खान एवं भूतत्व विभाग 


अधिसूचना 
30 अक्टूबर, 2019 


संख्याः- भू ० नि विविध-23/ 2016 1783 झारखण्ड एक खनिज बहुल्य राज्य है एवं खनिजों के 
अन्वेषण , वैज्ञानिक पद्धति से उत्खनन एवं खनिज आधारित उद्योगों के स्थापना आदि में भूतत्व निदेशालय की 
अहम भूमिका/जिम्मेवारी है। वर्तमान में भूतत्व निदेशालय को छोड़कर शेष सभी 16 कार्यालय अविभाजित 
बिहार राज्य के समय से ही कार्यरत है । झारखण्ड राज्य गठन के पश्चात् पूर्व से कार्यरत कार्यालयों में कोई 
परिवर्तन नहीं हुआ है। केन्द्र सरकार के द्वारा खनिजों के विकास हेतु Mines Mineral Regulation and 
Development Act , 2015 एवं अनुवर्ती प्रख्यापित नियम Mineral ( Evidence of Mineral Content ) Rule, 2015] 

Mineral Auction Rules, 2015 अधिसूचित किये जाने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा भी नियमों में संशोधन 
किया गया है/किया जा रहा है । उक्त के आलोक में खनिज अनुदान निलामी से की जानी है । निलामी की 
प्रक्रिया तभी प्रारम्भ हो सकती है जब Evidence of Mineral Content स्थापित कर भूतात्विक प्रतिवेदन 
( Geological Report) उपलब्ध हो । इसके लिए भूतत्व निदेशालय के वर्तमान ढाँचा को विस्तारित एवं पुर्नगठित 
करने की आवश्यकता महसूस की गयी । उक्त परिपेक्ष्य में खान एवं भूतत्व विभाग के नियत्रंणाधीन भूतत्व 
निदेशालय के अधीनस्थ वर्तमान में स्थित 05 कार्यालयों का विघटन कर एक प्रमण्डल स्तरीय कार्यालय एवं 09 
जिला स्तरीय कार्यालय का सृजन ( वत्र्तमान प्रमण्डल स्तरीय 4 कार्यालयों के स्थान पर अब 5 कार्यालय एवं 5 
जिला स्तरीय कार्यालयों के स्थान पर 14 कार्यालय होगे ) तथा 165 पदो का प्रत्र्यापण कर 135 नये पदो का 
सृजन की अनुशंसा प्रशासी पदवर्ग समिति से प्राप्त करते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक -25.09.2019 के मद 
संख्या-01 में रखा गया था तथा स्वीकृति के आलोक में पुर्नगठन निम्न प्रकार से किया जाता है: 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 29 नवम्बर , 2019 

पुर्नगठित ढाँचा 


Table- A 


क्र ० 


कार्यालय का नाम 


मुख्यालय 


कार्यालय के नियंत्राधीन 

कार्यालय 


नियंत्राधीन 
कार्यालय का 


नियंत्राधीन कार्यालय 

का कार्य क्षेत्र 


मुख्यालय 


हजारीबाग 


अपर निदेशक, भूतत्व, हजारीबाग 
हजारीबाग 


1. राजकीय भूतात्विक 
प्रयोगशाला, हजारीबाग 


2. भूतात्विक प्रशिक्षण केन्द्र , 
हजारीबाग 


1. जि 0 भू 0 का 0, राँची 


राँची 


दक्षिणी छोटानागपुर राँची 
अंचल राँची 


राँची एवं खूटी 


॥ 


2. जि00 का 0, लोहरदगा 


लोहरदगा 


लोहरदगा 


3. जि 0 भू 0 का 0, गुमला 


गुमला 


गुमला एवं सिमडेगा 


चाईबासा 


कोल्हान अंचल 
चाईबासा 


1. जि 0 भू0 का 0, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर 


पूर्वी सिंहभूम 


सरायकेला 


सरायकेला- खरसावाँ 


2. जि 0 भू 0 का 0, सरायकेला 
खरसावाँ 


III 


चाईबासा 


पश्चिमी सिंहभूम 


3. जि00का 0, पश्चिमी 
सिंहभूम 


पलामू अंचल 


मेदनीनगर | 1. जि 0 भू 0 का 0, लातेहार 


लातेहार 


लातेहार 


IV 


मेदनीनगर 


2. जि 00 का 0, पलामू 


मेदनीनगर 


पलामू एवं गढ़वा 


हजारीबाग | 1. जि00 का 0, बोकारो 


बोकारो 


उतरी छोटानागपुर 
अंचल हजारीबाग 


बोकारो एवं धनबाद 


2. जि 0 भू 0 का 0, हजारीबाग 


हजारीबाग 


हजारीबाग , रामगढ़ 
एवं चतरा 


v 


3. जि 0 भू 0 का 0, कोडरमा 


कोडरमा 


कोडरमा एवं 
गिरीडीह 


1. जि 0 भू 0 का 0, देवघर 


देवघर 


देवघर एवं जामताड़ा 


संथाल परगना अंचल दुमका 
दुमका 


2. जि 0 भू 0 का 0, दुमका 


दुमका 


दुमका एवं गोड्डा 


VI 


दुमका 


3. जि00का 0, साहिबगंज 


साहिबगंज 


साहिबगंज एवं 
पाकुड 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 29 नवम्बर , 2019 


3 


पुर्नगठन के उपरान्त अपर निदेशक , भूतत्व कार्यालय , राँची , उप निदेशक, भूतत्व कार्यालय , 
भू- अभियंत्रण प्रकोष्ठ, राँची, उप निदेशक , भूतत्व कार्यालय, भू-जल प्रकोष्ठ, राँची, उप निदेशक , वेधन 
कार्यालय राँची, उप निदेशक , वेधन कर्मशाला, कार्यालय , हजारीबाग के कार्यालयों को विघटित/ समाप्त 
किया जाता है । 


पूर्व से स्वीकृत निम्नांकित पदों को Dying Post घोषित करते हुए निम्नप्रकार से स्वीकृत एवं 
रिक्त पदों को समाप्त किया जाता हैः 


Table- B 


क्र ० 


प्रत्यार्पित पदनाम 


प्रत्यापित पदों की संख्या 


अभ्युक्ति 


1 


उप निदेशक, वेधन 


2 ( दो ) 


Dying Post में वर्तमान में कार्यरत कर्मी 
पुर्नगठित नये कार्यालयों में पदस्थापित 
होंगे एवं कर्मी की सेवानिवृति से पद 
स्वतः समाप्त होंगे अर्थात् इन पदों पर 
नई नियुक्ति नहीं की जायेगी। 


2 


वेधी अभियंता 


2 ( दो ) 


3 


1 ( एक ) 


सहायक खनिज विकास 
पदाधिकारी 


4 


भारी गाड़ी चालक 


8 ( आठ ) 


5 


वेधी 


18 ( अठारह ) 


6 


सहायक वेधी 


33 ( तैतीस ) 


7 


वेधी सहायक 


19 ( उनीस ) 


8 


यांत्रिक 


6 ( छः ) 


9 


फोरमैन 


2 ( दो ) 


10 


ट्रक खलासी 


10 ( दस ) 


11 


वेधन खलासी 


44 ( चैवालीस ) 


12 


प्रारूपक 


8 ( आठ) 


13 


सहायक भूतत्ववेत्ता 


9 ( नौ ) 


14 


दिनचर्या लिपिक 


1 (एक ) 


15 


आशुटंकक 


2 ( दो ) 


165 


कुल 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 29 नवम्बर, 2019 
वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप निम्न नये पदों का सृजन किया जाता है: 


Table - C 


क्र ० 


सृजित पदनाम 


सृजित पदों की संख्या 


1 


उप निदेशक , भूतत्व 


3 ( तीन ) 


2 


सहायक निदेशक- सह- वरीय भूतत्ववेत्ता 


12 ( बारह ) 


3 


भूतत्ववेत्ता 


18 ( अठारह ) 


4 


प्रधान लिपिक 


1 ( एक ) 


5 


निम्न वर्गीय लिपिक 


18 ( अठारह ) 


6 


सर्वेक्षक 


18 ( अठारह ) 


7 


हल्की गाड़ी चालक 


21 ( ईक्कीस ) 


8 


इलेक्ट्रीशियन 


1 ( एक ) 


9 


आदेशपाल 


5 ( पाँच ) 


10 


चैकीदार 


7 ( सात) 


11 


कम्प्युटर ऑपरेटर 


30 ( तीस ) 


12 


लाइब्रेरियन 


1 ( एक ) 


135 


कुल 


पूर्व में स्वीकृत 525 पदों में से 165 पदों का प्रत्र्यापण एवं 135 नये पदों के सृजन के उपरान्त 
पुर्नगठित ढाँचा में कुल 495 पद स्वीकृत रहेगे ( अनुसूची "क" )। स्वीकृत पदों का पुर्नगठित कार्यालयों 
में बटवारा अनुसूची " ख " के अनुसार होगें। पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के पदस्थापन के लिए अलग से 
अधिसूचना/कार्यालय आदेष निर्गत होगी । 

Table-C के क्रम संख्या -7 , 8, 9, एवं 10 पर अंकित समूह घ / चालक के पदों के विरूद्ध वाह्य 
स्त्रोत से सेवा प्राप्त की जायेगी तथा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अद्यतन निर्धारित 
दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर मासिक मानदेय दिया जाना है । 

Table-C के क्रम संख्या -11 पर अंकित कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर जैप. आई.टी./वाह्य स्त्रोत 
( outsourcing) से सेवा प्राप्त की जानी है । 

वाह्य स्त्रोत ( outsourcing ) के पद स्वीकृत नहीं समझे जायेगे , अपितु वाह्य स्त्रोत से सेवा 
प्राप्त किये जाने हेतु अधिकतम कर्मी की संख्या समझी जायेगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 29 नवम्बर , 2019 


5 


स्वीकृत एवं सृजित पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-660/ वि . दिनांक -28.02.2009 द्वारा 
स्वीकृत वेतनमान/ ग्रेड पे एवं 7 वाँ वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में संकल्प संख्या-217 /वि . दिनांक 
18.01.2017 अंतिम रूपेण प्रभावी होगा । 

उक्त प्रमण्डलीय कार्यालयों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों का वेतनादि 
का भुगतान पूर्व में निर्धारित बजट शीर्ष से होगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित 
प्रमण्डलीय कार्यालय के उप निदेशक, भूतत्व/जिला स्तरीय कार्यालय के सहायक निदेशक , भूतत्व -सह 
वरीय भूतत्ववेत्ता अथवा इस हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे एवं कोषागार संबंधित जिला का 
कोषागार/ सम्बद्ध कोषागार होगा । विघटित/ समाप्त हुए कार्यालयों के कार्यरत कर्मियों को पूर्व/नवसृजित 
कार्यालयों में समाहित किया जायेगा तथा कर्मियों का वेतनादि का भुगतान समाहित कार्यालयों के लिए 
उपबंधित बजट शीर्ष से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार से करेंगे । 


ह ०/ 


अजय कुमार, 


सरकार के उप सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 987 -- 50 


